निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 फाल्गुन 1935 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 6 मार्च 2014 


( संo पटना 250 ) 


सं0 3ए - 2 - वे0पु0 - 10 / 2012 - 2099 -वि0 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


प्रभात शंकर, 

अपर सचिव । 
सेवा में , 

महालेखाकार ( ले० एवं हक0 ), 
महालेखाकार कार्यालय , 
वीरचंद पटेल पथ , पटना, बिहार । 

पटना, दिनांक 04 मार्च 2014 
विषयः 

दफ्तरी एवं उच्चतर पदों के वेतनमान के संबंध में । 
महाशय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के अधीन 
चतुर्थवर्गीय ( वर्तमान में समूह घ ) कर्मचारियों की कोटि में आदेशपाल / चपरासी/ कार्यालय परिचारी आदि 
का पद मूल कोटि का पद है । इस पद से पढ़े-लिखे योग्य कर्मियों को दफ्तरी / अभिलेखवाह या ट्रेजर 
सरकार के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाती है । 

2 . दिनांक 01 / 01/ 1996 के प्रभाव से मूल कोटि तथा प्रोन्नति के उपर्युक्त पदों का 
वेतनमान निम्नवत् स्वीकृत किया गया थाः 
मूल कोटि आदेशपाल / चपरासी/ कार्यालय परिचारी 

2550 - 3200 
दफ्तरी 

2610 - 3540 
अभिलेखवाह 

2650 - 4000 
ट्रेजरी सरकार 

2750 - 4400 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 मार्च 2014 
3 . दिनांक 01 / 01 / 2006 के प्रभाव से वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में संकल्प सं0 
630 , दिनांक 21 / 01/ 2010 के द्वारा निम्न प्रकार से वेतन पुनरीक्षण किया गयाः 
आदेशपाल / चपरासी/ कार्यालय परिचारी 

1एस0 - 1300 
दफ्तरी 

1एस0 - 1400 
अभिलेखवाह 

1एस0 - 1650 
ट्रेजरी सरकार 

पी0बी0 - 1 + 1800 
4 . केन्द्रीय अवधारणा को अंगीकृत करते हुए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति एवं उच्चस्तरीय 
समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प सं0 2937 , दिनांक 31 / 03 / 2011 द्वारा यह 
निर्णय लिया गया कि समूह - घ के वैसे कर्मी जो मैट्रिक उत्तीर्ण हैं , उनके लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना 
में पी0बी0 - 1 + 1800 और जो मैट्रिक उत्तीर्ण नहीं हैं उनके लिए 1एस0 - 1650 का वेतनमान अनुमान्य 
होगा । पुनः यह भी प्रावधान किया गया कि नन मैट्रिक कर्मी यदि विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं 
तो उन्हें भी पी0बी0 - 1 + 1800 का वेतनमान अनुमान्य होगा । इन मैट्रिक उत्तीर्ण एवं प्रशिक्षित समूह 
घ के कर्मियों द्वारा फोटो कॉपीयर , टेलीफोन ऑपरेटर तथा दफ्तरी / अभिलेखवाह / ट्रेजरी सरकार का कार्य 
किया जाना है । 

5 . समूह घ के मैट्रिक पास कर्मियों का मूल कोटि का वेतनमान पी0बी0 - 1 + 1800 हो जाने 
की स्थिति में उपर्युक्त प्रोन्नति के पदों पर कार्यरत कर्मियों के वेतनमान का संशोधन सरकार के समक्ष 
विचाराधीन था । 

6 . सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा दफ्तरी के लिए पी0बी0 - 1 + 1900 , अभिलेखवाह के 
लिए पी0बी0 - 1 + 2000 एवं ट्रेजरी सरकार के लिए पी0बी0 - 1 + 2400 के वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । यह संशोधित वेतनमान सिर्फ उन कर्मियों के संदर्भ में लागू होगा जो इस आदेश निर्गत के 
पूर्व से प्रोन्नति के फलस्वरूप उपर्युक्त पदों को धारित करते हों । दफ्तरी , अभिलेखवाह एवं ट्रेजरी 
सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य अब मैट्रिक की योग्यता रखने वाले कर्मियों में से सुयोग्य कर्मियों 
द्वारा किया जा सकेगा । प्रोन्नति के पद के रूप में इन पदों को मरणशील घोषित किया जाता 
है । जो कर्मी इन पदों पर कार्यरत हैं उनकी सेवानिवृत्ति के बाद इन पदों पर प्रोन्नति नहीं की 
जाएगी । 

7 . वित्त विभागीय संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/ 2010 के द्वारा इन पदों के लिए स्वीकृत 
वेतनमान इस हद तक संशोधित समझा जाए । 

विश्वासभाजन, 

प्रभात शंकर , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 250 -571 + 500-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


